सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 अग्रहायण , 1940 ( श० ) 


संख्या - 1068 राँची, मंगलवार , 


4 दिसम्बर, 2018 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


संकल्प 
30 नवम्बर , 2018 


संख्या-5/ आरोप-1- 14/2016 का .- 2829 ( HRMS )-- श्रीमती वंदना भारती , झा०प्र०से०( तृतीय बैच ), तत्कालीन 
अंचल अधिकारी , नाला , जामताड़ा के विरूद्ध उपायुक्त , जामताड़ा के पत्रांक-01(मु०)/ स्था० , दिनांक 
6 फरवरी, 2016 द्वारा प्रपत्र - क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध आरोप है 
कि इनके द्वारा गलत प्रतिवेदन समर्पित कर श्री चन्द्रदेव दास, हल्का कर्मचारी , अंचल-नाला को बचाने का 
प्रयास किया गया । 


पुनः उपायुक्त , जामताड़ा के पत्रांक -243 / स्था०, दिनांक -22 जुलाई , 2016 द्वारा श्रीमती भारती के विरूद्ध 
प्रपत्र- क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया , जिसमें इनके विरूद्ध चिकित्सा अवकाश की अवधि में 
रोकड़ पंजी में हस्ताक्षर करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया । 


__ श्रीमती भारती के विरूद्ध दोनों प्रपत्र- क में प्रतिवेदित आरोपों पर इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा 
इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, जामताड़ा का मंतव्य प्राप्त किया गया है, जिसके समीक्षोपरांत विभागीय 
संकल्प सं० -10445 , दिनांक 09 अक्टूबर , 2017 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार, 4 दिसम्बर, 2018 


जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा , सेवानिवृत्त भा०प्र०से० , विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन 
पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 


विभागीय जाँच पदाधिकारी- सह - संचालन पदाधिकारी के पत्रांक- 23 , दिनांक 19 जनवरी , 2018 द्वारा 
विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । 


श्रीमती भारती के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप , इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच 
प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि श्रीमती भारती द्वारा जनसंवाद में शिकायत दर्ज 
होने के उपरांत सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की गयी एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण 
होने की सूचना श्री चन्द्रदेव दास , हल्का कर्मचारी द्वारा पूर्व में न देने हेतु श्री दास के विरूद्ध किसी प्रकार की 
अनुशासनिक कार्रवाई श्रीमती भारती द्वारा नहीं की गई एवं इनके द्वारा श्री दास को बचाने का प्रयास किया 
गया, जिसे संचालन पदाधिकारी द्वारा भी सही प्रतिवेदित किया गया है । 


अतः समीक्षोपरांत , श्रीमती वंदना भारती , झा०प्र०से० ( तृतीय बैच ), तत्कालीन अंचल अधिकारी, नाला , 
जामताड़ा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली , 2016 के नियम 
14(i) के तहत् सेवा सम्पुष्ट की अहर्ता प्राप्त करने की तिथि से "निन्दन " का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 


Sr 
No. 


Employee Name 


Decision of the Competent authority 


G . P. F. No . 


3 


BANDANA 
BHARTI 


श्रीमती वंदना भारती, झा०प्र०से० ( तृतीय बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी , 
नाला, जामताड़ा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील ) नियमावली , 2016 के नियम- 14(i) के तहत् सेवा सम्पुष्ट की अहर्ता 
प्राप्त करने की तिथि से "निन्दन " का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 


110033395465 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1068 -- 50 


